रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 27 , 2016 / पौष 6 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY , DECEMBER 27 , 2016 /PAUSA 6 , 1938 


सं . 466] 
No. 466] 


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर , 2016 
दूरसंचार टैरिफ (बासठवां संशोधन ) आदेश, 2016 

( 2016 का 2) 
सं. 301 - 30 / 2016 - एफएंडईए. — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 ( 1997 का 24) की धारा 11 की उप - धारा (1 ) 
के खण्ड ( बी ) उप - खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उप - धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक 
प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामत : 

(1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (बासठवां संशोधन ) आदेश, 2016 कहा जाएगा । 
( 2) यह आदेश, " भारत का राजपत्र " में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा । 
दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (जिसे आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है ) के खंड - 2 में मद संख्या (8) को हटा दिया जाएगा तथा मद 
संख्या (7बी) व उससे संबंधित प्रविष्टियों को मद संख्या ( 8) व उससे संबंधित प्रविष्टियों के रूप में पुनसंख्यांकित किया जाएगा । 


मद 


टैरिफ 


"(8) यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग एवं भुगतान सेवाओं के लिए यूएसएसडी 
का उपयोग 
( 8.ए ) यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान सेवाओं के लिए | प्रति यूएसएसडी सत्र के लिए 0.50 रुपए की | 
आऊटगोइंग यूएसएसडी सत्र का प्रभार 

अधिकतम सीमा 
( 8. बी) यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तथा भुगतान सेवाओं से संबंधित आस्थगित (फॉर्बेरन्स) " 
अन्य मामले 


विनोद कोतवाल, सलाहकार (एफएण्डईए ) 

[ विज्ञापन - III / 4 / असा. / 358 / 16 ] 


5953 GI/2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


5वां 


8वां 


9वां 


11वां 
12वां 


16वां 


टिप्पणी 1: दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99 / 3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - III , 

खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए: 

संशोधन संख्या अधिसूचना संख्या और तारीख 
पहला 

301 - 4 / 99 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 30.3.1999 
दूसरा 

301 - 4 / 99 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 31.5.1999 
तीसरा 

301- 4 / 99 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 31.5.1999 
चौथा 

301 - 4 / 99 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 28.7. 1999 

301 - 4 / 99 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 17.9.1999 
6ठा 

301- 4 / 99 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 30.9.1999 
7वां 

301 - 8 / 2000 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 30.3. 2000 
301 - 8 / 2000 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 31.7. 2000 

301- 8 / 2000 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 28.8. 2000 
10वां 

306 - 1 / 99 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 9.11.2000 
310 -1(5) / ट्राई - 2000 दिनांक 25.1.2001 

301 –9 / 2000 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 25.1. 2001 
13वां 

303 – 4 / ट्राई - 2001 दिनांक 1.5.2001 
14वां 

306 - 2 / ट्राई - 2001 दिनांक 24.5.2001 
15वां 

310 -1 (5) / ट्राई - 2000 दिनांक 20.7.2001 

310 - 5( 17 ) / 2001 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 14.8. 2001 
17वां 

301 / 2 / 2002 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 22.1. 2002 
18वां 

303 / 3 / 2002 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 30.1. 2002 
19वां 

303 / 3 / 2002 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 28.2.2002 
20वां 

312 -7 / 2001 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 14.3. 2002 
21वां 

301- 6 / 2002 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 13.6.2002 

312 -5 / 2002 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 4.7.2002 
23वां 

303 / 8 / 2002 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 6.9.2002 
24वां 

306 - 2 / 2003 - आर्थिक दिनांक 24.1. 2003 
25वां 

306 - 2 / 2003 - आर्थिक दिनांक 12.3.2003 
26वां 

306 - 2 / 2003 - आर्थिक दिनांक 27.3. 2003 
27वां 

303 / 6 / 2003 - ट्राई ( आर्थिक ) दिनांक 25.4.2003 
28वां 

301 - 51 / 2003 - आर्थिक दिनांक 5. 11.2003 
29वां 

301 - 56 / 2003 - आर्थिक दिनांक 3.12.2003 
30वां 

301- 4 / 2004 ( आर्थिक ) दिनांक 16.1.2004 
31वां 

301 - 2 / 2004 - आर्थिक दिनांक 7.7.2004 
32वां 

301- 37 / 2004 - आर्थिक दिनांक 7.10.2004 
33वां 

301 - 31 / 2004 - आर्थिक दिनांक 8.12.2004 
34वां 

310 - 3(1) / 2003 - आर्थिक दिनांक 11.3. 2005 
35वां 

310 -3(1) / 2003 - आर्थिक दिनांक 31.3. 2005 
312 -7 / 2003 - आर्थिक दिनांक 21.4.2005 

312 - 7 / 2003 - आर्थिक दिनांक 2.5.2005 
38वां 

312 - 7 / 2003 - आर्थिक दिनांक 2.6.2005 
39वां 

| 310 - 3(1) / 2003 - आर्थिक दिनांक 8.9.2005 


22वां 


36वां 


37वां 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


40वां 


41वां 


42वां 


43वां 


44वां 
45वां 
46वां 


47वां 


48वां 


49वां 
50वां 


310 - 3(1) / 2003 - आर्थिक दिनांक 16.9. 2005 
310 - 3(1) / 2003 - आर्थिक दिनांक 29.11.2005 
301 - 34 / 2005 - आर्थिक दिनांक 7.3.2006 
301 - 2 / 2006 - आर्थिक दिनांक 21.3. 2006 
301 - 34 / 2006 – आर्थिक दिनांक 24 .1.2007 
301 - 18 / 2007 - आर्थिक दिनांक 5.6.2007 
301 - 36 / 2007 - आर्थिक दिनांक 24.1.2008 
301 -14 / 2008 – आर्थिक दिनांक 17.3.2008 
301- 31 / 2007 - आर्थिक दिनांक 01.9.2008 
301 - 25 / 2009 - ईआर दिनांक 20 .11.2009 
301- 24 / 2012 - ईआर दिनांक 19.04. 2012 
301 - 26 / 2011- ईआर दिनांक 19.04.2012 
301 -41 / 2012- ईआर दिनांक 19.09.2012 
301 - 39 / 2012 - एफएण्डईए दिनांक 01.10.2012 
301 - 59 / 2012 - एफएण्डईए दिनांक 05. 11.2012 
301 - 10 / 2012 - एफएण्डईए दिनांक 17. 06.2013 
301 - 26 / 2012 - ईआर दिनांक 26 .11.2013 
312 - 2 / 2013 - एफएण्डईए दिनांक 14.07. 2014 
312- 2 / 2013 - एफएण्डईए दिनांक 01 . 08 .2014 
301 -5(2) / 2013 - एफएण्डईए दिनांक 21 .11. 2014 
301 - 16 / 2014 - एफएण्डईए दिनांक 09 .04. 2015 
301 - 30 / 2016 - एफएण्डईए दिनांक 22.11.2016 


51वां 


52वां 
53वां 


54वां 
55वां 
56वां 
57वां 


58वां 
59वां 


60वां 


61वां 


टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (बासठवां संशोधन) आदेश, 2016 के लिए उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है । 

__ व्याख्यात्मक टिप्पणी 
1. भारतीय दूरसंचार विनियाक प्राधिकरण ने दूरसंचार टैरिफ (इकसठवां संशोधन) आदेश, 2016 दिनांक 22.11.2016 के द्वारा मूल टैरिफ आदेश 
के खंड - 2 में मद संख्या (7बी) को सम्मिलित किया था जिसके तहत यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग तथा भुगतान सेवाओं के लिए आऊटगोइंग 
यूएसएसडी सत्र के प्रभार के सीलिंग टैरिफ को कम करते हुए संशोधित सीलिंग टैरिफ निर्धारित किया गया । फलतः मूल टैरिफ आदेश के मद संख्या 
(8), जिसे दूरसंचार टैरिफ ( छप्पनवां संशोधन) आदेश, 2013 में सम्मिलित किया गया था , की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है और इसे हटाया जाता है 
तथा मद संख्या (7बी) व उससे संबंधित प्रविष्टियों को मद संख्या (8) व उससे संबंधित प्रविष्टियों के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाता है । 


TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th December, 2016 
THE TELECOMMUNICATION TARIFF ( SIXTY SECOND AMENDMENT ) ORDER, 2016 

( No. 02 of 2016 ) 
No. 301 -30 /2016 - F & EA . — In exercise of the powers conferred upon it under sub -section ( 2) of section 11 , 
read with sub - clause (i) of clause (b ) of sub - section ( 1) of the said section , of the Telecom Regulatory Authority of 
India Act, 1997 ( 24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to 
amend the Telecommunication Tariff Order, 1999 , namely : 
1. (1 ) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixty Second Amendment) Order, 2016 . 

(2 ) It shall come into force from date of its publication in the Official Gazette. 
2. In the Schedule II to the Telecommunication Tariff Order , 1999, the item ( 8 ) shall be deleted and item (7B) and 
entries relating thereto shall stand renumbered as item (8 ) and entries relating thereto . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


TARIFF 


ITEM 
“ (8 ) Use of USSD for USSD -based mobile banking services 
(8.a ) Charge for outgoing USSD session for USSD -based mobile banking and 
payment services 


Ceiling of Re . 0 .50 per USSD 
Session 


(8 .b ) Other matters related to USSD -based mobile banking and payment services Forbearance .” 


VINOD KOTWAL , Advisor (F & EA ) 

[ADVT.- 111/4 /Exty ./358/ 16 ] 
Note 1: The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India , Extraordinary, Part III, 
Section 4 under notification No. 99 /3 dated 9th March , 1999, and subsequently amended as given below : 


Amendment No. 


10th 
11th 


12th 


13th 


14th 


15th 


16th 


Notification No. and Date 
301-4 /99- TRAI (Econ ) dated 30 . 3 . 1999 
301- 4 /99 - TRAI(Econ ) dated 31.5 .1999 
301- 4 /99 - TRAI(Econ ) dated 31. 5 .1999 
301-4 /99- TRAI( Econ ) dated 28 .7 . 1999 
301 -4 /99 - TRAI(Econ ) dated 17 . 9 .1999 
301-4 /99 - TRAI( Econ ) dated 30 . 9 . 1999 
301-8 /2000 - TRAI(Econ ) dated 30 .3 .2000 
301 - 8 /2000 - TRAI(Econ ) dated 31 .7 .2000 
301-8 / 2000 - TRAI(Econ ) dated 28 .8 . 2000 
306 - 1/99 - TRAI( Econ ) dated 9 .11.2000 
310- 1( 5 )/TRAI- 2000 dated 25.1. 2001 
301-9/2000 - TRAI(Econ ) dated 25 .1.2001 
303 -4 /TRAI- 2001 dated 1. 5. 2001 
306 - 2/ TRAI- 2001 dated 24 . 5. 2001 
310 - 1 ( 5 )/ TRAI - 2000 dated 20. 7.2001 
310 -5 (17 ) /2001- TRAI(Econ ) dated 14 .8 .2001 
301/ 2 /2002- TRAI( Econ ) dated 22 . 1. 2002 
303/ 3/2002 - TRAI( Econ ) dated 30 . 1.2002 
303/ 3 /2002- TRAI( Econ ) dated 28 .2 .2002 
312 - 7/ 2001 - TRAI( Econ ) 14 .3 .2002 
301 -6 /2002 - TRAI( Econ) dated 13 .6 .2002 
312 -5 /2002- TRAI( Eco ) dated 4 .7 . 2002 
303/8 /2002- TRAI( Econ ) dated 6 .9 . 2002 
306 -2/2003 -Econ dated 24 .1.2003 
306 - 2 /2003-Econ dated 12 . 3. 2003 
306 - 2 /2003-Econ dated 27 . 3. 2003 
303/6 / 2003- TRAI(Econ ) dated 25 .4 .2003 
301-51/ 2003 - Econ dated 5 . 11.2003 
301-56 / 2003 - Econ dated 3 . 12 . 2003 
301- 4 /2004 (Econ ) dated 16 . 1 .2004 
301- 2 /2004 - Eco dated 7 .7.2004 
301- 37 /2004 -Eco dated 7 . 10 .2004 
301- 31/ 2004 - Eco dated 8 . 12 . 2004 


17th 


18th 


19th 


20th 


21st 


22nd 


23rd 


24th 


25th 
26th 


27th 


28th 


29th 


30th 


31st 


32nd 
33rd 


[ YTT III – QUE 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


34th 


35th 
36th 


37th 
3gth 


39th 


310 - 3 ( 1 )/2003- Eco dated 11. 3 .2005 
310 - 3 ( 1 )/2003 - Eco dated 31.3 .2005 
312-7 /2003- Eco dated 21.4 . 2005 
312 -7 /2003 -Eco dated 2 .5 .2005 
312-7 /2003-Eco dated 2.6.2005 
310 -3 (1 )/2003 - Eco dated 8 .9 .2005 
310 -3 ( 1)/2003 - Eco dated 16 . 9. 2005 
310 - 3 ( 1 )/2003 -Eco dated 29 .11.2005 
301- 34 / 2005 - Eco dated 7 . 3. 2006 
301- 2 /2006 -Eco dated 21. 3 .2006 
301- 34 /2006 -Eco dated 24 . 1 . 2007 


40th 


41st 


42nd 


43rd 


44th 


45th 


301- 18 /2007 -Eco dated 5 .6 . 2007 


46th 
47th 
48th 
49th 


50th 
51st 


52nd 


53rd 
54th 
55th 
56th 
57th 
58th 
59th 
60th 


301- 36 /2007 -Eco dated 24 . 1 . 2008 
301- 14 /2008 -Eco dated 17. 3 .2008 
301-31/2007 -Eco dated 1 .9 . 2008 
301- 25 /2009 - ER dated 20 .11.2009 
301 - 24 /2012 -ER dated 19 .4 . 2012 
301- 26 / 2011 -ER dated 19 .4 .2012 
301-41/2012 - F & EA dated 19 .09 . 2012 
301- 39/2012 - F & EA dated 1. 10 .2012 
301-59 /2012 - F & EA dated 05. 11 . 2012 
301- 10 /2012 -F & EA dated 17 . 06 .2013 
301 -26 /2012 - ER dated 26 . 11.2013 
312 - 2 / 2013- F & EA dated 14 .07.2014 
312 -2 /2013 - F & EA dated 01.08 .2014 
310 -5 (2 )/2013 -F & EA dated 21. 11.2014 
301- 16 / 2014 - F & EA dated 09.04 .2015 
301-30/2016 -F & EA dated 22 .11. 2016 


61st 


Note 2 : The Explanatory Memorandum explains the reason for the Telecommunication Tariff (Sixty Second 
Amendment) Order , 2016 . 

Explanatory Memorandum 
Telecom Regulatory Authority of India vide Telecommunication Tariff (Sixty First Amendment) Order dated 
22nd November, 2016 has inserted item (7B ) in the schedule II to the principle tariff order for revising the ceiling tariff 
downwards for USSD based Mobile Banking and Payment Services and other related aspects and therefore item (8 ) in 
the principle tariff order [inserted vide Telecommunication Tariff (Fifty Sixth Amendment ) Order, 2013 ] becomes 
redundant and is deleted and item (7B ) and entries relating thereto is renumbered as item (8 ) and entries relating thereto . 


Nishok Kumar Paria 


Digitally signed by 
Nishok Kumar Paria 
Date: 2016 .12.29 
19:38 :16 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 . 


